: 


g 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

30 फाल्गुन , 1936 ( श० ) 
संख्या 174 राँची, शनिवार 

21 मार्च, 2 0 15 ( ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


16 मार्च, 2015 


संख्या- 15 / सा अव०. 03-01 / 2015 का .. 2438-- चतुर्थ विधानसभा के द्वितीय ( बजट ) सत्र एवं 
वित्तीय वर्ष की समाप्ति से संबंधित कार्यों के निष्पादनार्थ दिनांक 21 मार्च, 2015 ( शनिवार ) को 
सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय अन्य कार्यदिवस की भाँति खुले रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राहुल कुमार, 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 17 4 – 50 । 


